सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1051 राँची, शुक्रवार , 


20 दिसम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
30 अक्टूबर, 

2019 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8663-- श्री प्रदीप प्रसाद , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक- 664/03, 
गृह जिला- देवघर ) अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर की अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के 
उपरांत उनके द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 4/ स्था ० पद0-02-01/ 2019 का.- 8664-- श्रीमती नीलम लता, झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
758ए/03, गृह जिला- भागलपुर), उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेशक, लेखा प्रशासन 
एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के पद पर पदस्थापन सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना 
सं0- 6920 दिनांक 31.08.2019 को विलोपित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक उप सचिव, मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8665-- श्री रविशंकर विधार्थी, झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
836/03, गृह जिला- गोड्डा ) संयुक्त परिवहन आयुक्त ( सड़क सुरक्षा) परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को अपने 
कार्यों के साथ अगले आदेश तक संयुक्त परिवहन आयुक्त , झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या- 4/ स्था 0पद0-02-01/ 2019 का.- 8666-- श्री संदीप कुमार मद्धेशिया, झा 0 प्र 0 से0 ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला- महाराजगंज) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह को कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 दिसम्बर , 2019 
पर पदस्थापन से सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं0- 7005 दिनांक 31.08.2019 को विलोपित करते हुए 
इनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


ii . श्री मद्धेशिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गिरिडीह जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8667-- सुश्री पियूषा शालीना डोना मिंज , झा 0 प्र 0 से 0 (पंचम 
बैच , गृह जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा की ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सेवा 
सौंपने सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं0- 6993 दिनांक 31.08.2019 को विलोपित किया जाता है । श्रीमती 
मिंज कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक यथावत बनी रहेंगी। 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8668-- श्री गोपी उरांव, झा 0 प्र 0 से 0 ( द्वितीय बैच , गृह जिला 
लोहरदगा), अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी, प0 सिंहभूम की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस 
लेते 

हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापन सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं0- 7029 
दिनांक 31.08.2019 को विलोपित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8669-- श्री प्रशांत कुमार लायक, झा 0प्र 0 से0 ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला- दुमका), अंचल अधिकारी, धनबाद सदर की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते 
हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापन सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं0- 7028 दिनांक 
31.08.2019 को विलोपित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/2019 का.- 8670-- मु 0 जहीर आलम, झा 0 प्र 0 से 0 ( तृतीय सीमित बैच , गृह 
जिला- दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मरकच्चो, कोडरमा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


(ii ). मु 0 आलम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गढ़वा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/2019 का .- 8671-- मो 0 एजाज आलम , झा 0 प्र 0 से0 (पंचम बैच , गृह जिला 
पूर्णिया), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरौंदी , गढ़वा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते 
हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


(ii ). मो 0 आलम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् गोड्डा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4 / स्था ०पद0-02-01/ 2019 का.- 8672-- मो 0 आबिद हुसैन, झा 0 प्र0 से0 ( तृतीय बैच , गृह जिला 
राँची ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


( ii) मो 0 हुसैन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रामगढ़ जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 दिसम्बर , 2019 


3 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8673-- श्री रवि शंकर , झा 0 प्र 0 से 0 ( द्वितीय सीमित बैच , गृह 
जिला- शेखपुरा, बिहार ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर को कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापन सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं0- 6944 दिनांक 31.08.2019 को विलोपित करते हुए इन्हें अगले 
आदेश तक व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सई), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8674-- श्री गुलजार अंजुम , झा 0 प्र 0 से 0 ( द्वितीय सीमित बैच , 
गृह जिला- कोडरमा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


( ii ) श्री अंजुम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् धनबाद जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था 0पद0-02-01/2019 का.- 8675-- श्री जय कुमार राम, झा 0 प्र 0 से 0 (तृतीय बैच, गृह जिला 
हजारीबाग), ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3951 दिनांक 21.10.2019 द्वारा 
सेवा वापस, को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


ii . श्री राम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् साहेबगंज जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 4/ स्था 0 पद0-02-01/ 2019 का.- 8676-- श्री देवराम भगत , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक -657/ 03 , 
गृह जिला- गुमला), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 3952 दिनांक 21.10.2019 
द्वारा सेवा वापस , को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


ii . श्री भगत को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जामताड़ा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के अवर सचिव । 


कुमार सिंह , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1051 


50 


